निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 आश्विन 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 703 ) पटना, बुधवार , 13 अक्तूबर 2010 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


( पशुपालन ) 


- - - 


- - 


अधिसूचना 


2 अगस्त 2010 


सं0 1स्था ( 5 ) 202 / 2008 - प0 पा0 / 3177 – पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 


633, दिनांक 5 मार्च 2005 के द्वारा डा0 शारदा कुमार, सेवा -निवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा को वेतनमान रुपये 


12000 - 375 - 16 ,500 में दिनांक 09 अगस्त 2099 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 


सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति के लिये इनके द्धारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण 


रहना आवश्यक था , परन्तु समयान्तराल में डा० शारदा कुमार द्वारा अन्तिम रूप से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने का पता 


चलने पर सरकार ने विभागीय अधिसूचना संख्या 633, दिनांक 05 मार्च 2005 द्वारा रु0 12,000 - 375 - 16,500 के वेतनमान् में 


स्वीकृत द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ को निरस्त करने का निर्णय लिया है । तद्नुसार इन्हें स्वीकृत उक्त लाभ 


है 


को उसके प्रभावी तिथि से निरस्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अक्तूबर 2010 
विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना में डा० शारदा कुमार नाम कमांक - 156 पर है । उनका वरीयता क्रमांक एवं 


आडिट क्रमांक क्रमशः 918 एवं 1572 है | 


द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ निरस्त होने के फलस्वरुप उनके द्वारा लिये गये आर्थिक लाभ की 


वसूली सेवा - निवृति के पश्चात उनको अनुमान्य देय राशि से निर्धारित प्रकिया एवं किस्तों के अनुसार की जायेगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


जयनारायण सिंह, 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 703 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


